... 


M 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 भाद्र, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 706 राँची, गुरुवार, 


05 सितम्बर , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
26 अगस्त, 2019 


संख्या-13/ न्या ० स्था ० पद -01/ 2019 का ० 6715-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री पुरुषोत्तम कुमार गोस्वामी, सहायक निबंधक ( न्यायिक ), राँची को उप निबंधक (उप 
सचिव ), झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार , राँची के पद पर अगले आदेश तक नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -13 / न्या ० स्था ० पद -01/2019 का ० 6716-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री अनुप तिर्की, अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकरी -सह-प्रभारी न्यायाधीश- सह-प्रधान 
दण्डाधिकारी , किशोर न्याय बोर्ड, साहेबगंज को अगले आदेश तक अवर सचिव - सह - उप विधि परामर्शी, 
विधि विभाग, झारखण्ड सरकार , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 05 सितम्बर , 2019 
संख्या-13/ न्या ० स्था ० पद-01/ 2019 का ० 6717-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री रेमी प्रफुल बा , अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन - सह -न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, रांची को अगले आदेश तक विधि पदाधिकारी , विधि विभाग, झारखण्ड सरकार , राँची के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 706 -- 50 


